निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 204 ) 


26 वैशाख 1934 ( ) 
पटना, बुधवार , 16 मई 2012 


विधि विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

15 मई 2012 
एस0ओ0 93 , दिनांक 16 मई 2012 — बिहार कास्तकारी अधिनियम , 1885 ( अधिनियम 8 वर्ष 1885 ) की 
धारा - 109A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बिहार - राज्यपाल निम्नांकित न्यायालयों को बिहार कास्तकारी 
अधिनियम 1885 की धारा - 105 से 108 के अधीन राजस्व पदाधिकारियों के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील 
की सुनवाई हेतु , विशेष न्यायाधीश की शक्ति प्रदत्त करते हैं एवं उनका क्षेत्राधिकार निम्नवत नियत करते है : 


क्षेत्राधिकार 


1 


क्रम सं० 

न्यायालय का नाम 

2 
1. सिविल जज वरीय कोटि , शेखपुरा , ( अवर न्यायाधीश - I ) 
2 . सिविल जज वरीय कोटि , बिहारशरीफ , नालन्दा , ( अवर न्यायाधीश - I ) 
3. सिविल जज वरीय कोटि , किशनगंज , ( अवर न्यायाधीश - I ) 
4. सिविल जज वरीय कोटि , अररिया, ( अवर न्यायाधीश -I ) 

सिविल जज वरीय कोटि , हाजीपुर , वैशाली ( अवर न्यायाधीश - I) 
6. सिविल जज वरीय कोटि , मुजफ्फरपुर, ( अवर न्यायाधीश- I ) 

| सिविल जज वरीय कोटि , जमुई , ( अवर न्यायाधीश - I ) 
8 . | सिविल जज वरीय कोटि , बेगूसराय , ( अवर न्यायाधीश - I) 

। 
9. सिविल जज वरीय कोटि , सीतामढ़ी , ( अवर न्यायाधीश - I) 
10 . सिविल जज वरीय कोटि , सीवान , ( अवर न्यायाधीश -I ) 
11 . सिविल जज वरीय कोटि , पूर्णियाँ , ( अवर न्यायाधीश - I) 


शेखपुरा जिला 
नालन्दा जिला 
किशनगंज जिला 
अररिया जिला 
वैशाली जिला 
मुजफ्फरपुर जिला 
जमुई जिला 
बेगूसराय जिला 
शिवहर जिला 
सीवान जिला 
पूर्णियाँ जिला 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 मई 2012 


क्रम सं० 


क्षेत्राधिकार 


1 


12. 


13. 


14. 


15 . 


न्यायालय का नाम 

2 
सिविल जज वरीय कोटि , मोतिहारी , पूर्वी चम्पारण ( अवर न्यायाधीश - I ) 
सिविल जज वरीय कोटि, बेतिया , पश्चिमी चम्पारण , ( अवर न्यायाधीश - I ) 
सिविल जज वरीय कोटि, सीतामढ़ी, ( अवर न्यायाधीश -I ) 
| सिविल जज वरीय कोटि , छपरा , सारण , ( अवर न्यायाधीश- I ) 
| सिविल जज वरीय कोटि , मुंगेर , ( अवर न्यायाधीश- I) 
| सिविल जज वरीय कोटि , गोपालगंज , ( अवर न्यायाधीश - I ) 
सिविल जज वरीय कोटि , कटिहार , ( अवर न्यायाधीश - I ) 
सिविल जज वरीय कोटि , लखीसराय , ( अवर न्यायाधीश- I ) 
| सिविल जज वरीय कोटि , जहानाबाद , ( अवर न्यायाधीश - I ) 
| सिविल जज वरीय कोटि , खगड़िया , ( अवर न्यायाधीश- I) 


16 . 


| पूर्वी चम्पारण जिला 
पश्चिमी चम्पारण जिला 
सीतामढ़ी जिला 
सारण जिला 
मुंगेर जिला 
गोपालगंज जिला 
कटिहार जिला 
लखीसराय जिला 
अरवल जिला 
खगड़िया जिला 


18 . 
19. 


20 . 


21. 


2 . यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी । 

( सं०सं० - ए0 / एक्ट - 9/ 2009 / 3812/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, 

सरकार के सचिव । 
___ 15 मई 2012 
एस0ओ0 94 , एस0ओ0 93 , दिनांक 16 मई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार- राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 348 के खण्ड ( 3 ) के 
अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


( सं0सं0 - ए0 / एक्ट - 9/ 2009/ 3812 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, 

सरकार के सचिव । 
The 15th May 2012 
S . O . 93, dated 16th May 2012 — In exercise of the powers conferred by Section 
109A of the Bihar Tenancy Act 1885 (Act 8 of 1885 ) the Governor of Bihar is pleased to 
confer the powers of Special Judge upon the following courts for the hearing of appeal 
against the decision passed by the revenue officers under Section 105 to 108 of the Bihar 
Tenancy Act 1885 , and fix its Jurisdictions as mentioned below : 


Sl. 


Name of the Court 


Jurisdiction 


No . 


2 
Civil Judge Senior division , Sheikhpura , 

Sheikhpura district 
| (Subordinate Judge - I ) 
Civil Judge Senior division , Bihar Sharif , Nalanda district 
Nalanda, 
( Subordinate Judge- I) 
Civil Judge Senior division , Kishanganj, 

Kishanganj district 
( Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Araria , 

Araria district 
( Subordinate Judge - I) 


PER JGTC ( 37HTERUT), 16 H 2012 
Name of the Court 


Sl. 


Jurisdiction 


No . 


3 
Vaishali district 


Muzaffarpur district 


Jamui district 


2 
Civil Judge Senior division , Hajipur, Vaishali , 
( Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Muzaffarpur, 
( Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Jamui, 
(Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Begusarai, 
( Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Sitamarhi, 
( Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Siwan , 


Begusarai district 


Sheohar district 


C ivil Judgete Judge -I) .con .Purnea , 


Siwan district 


10 . 


11. 


12 . 


13 . 


14 


16 . 


Civil Judge Senior division , Purnea , 

Purnea district 
(Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Motihari, East | East Champaran district 
Champaran , (Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Betiah , West West Champaran district 
Champaran , (Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Sitamarhi, 

Sitamarhi district 
(Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Chhapra , Saran , Saran district 
( Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Munger, 

Munger district 
( Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Gopalganj, 

Gopalganj district 
(Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Katihar , 

Katihar district 
(Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Lakhisarai, 

Lakhisarai district 
(Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Jehanabad , 

Arwal district 
( Subordinate Judge - I) 
Civil Judge Senior division , Khagaria, 

Khagaria district 
| (Subordinate Judge - I) 


21. 


2. This notification shall come into force from the date of its publication in the 
official gazette . 

(No. A /Act- 9 / 2009/ 3812 /J) 
By order of the Governor of Bihar, 

VINOD KUMAR SINHA , 
Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Paste JJC (37HTETUT ) 204 -571+ 100 -STOTOUTOT 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


